366 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 19, 2013 (PHGN. 28, 1934 SAKA) 


PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 6 मार्च, 2013 


संख्या 1049-कृषि अनु ०(1)-2012/2857.--पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23 ), की धारा 6 क की 
उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी 
गई अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को उक्त अनुसूची के खाना 1 में वर्णित नन्यौला मण्डी क्षेत्र से निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के 
खाना 2 में वर्णित अम्बाला शहर के मण्डी क्षेत्र में शामिल करते हुए उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट नन्यौला तथा अम्बाला 
शहर अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 


इसलिए, अब, जनसाधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर , ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित , यदि कोई हो . को आमंत्रित करने 
के लिए इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है । ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार. कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्राप्त किया जाए, विचार किया जाएगा । 


अनुसूची 


मण्डी क्षेत्र जिससे क्षेत्र 
निकाला जाना है 


मण्डी क्षेत्र जिसमें क्षेत्र 
शामिल किया जाना है 


क्षेत्र जो नन्यौला अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है तथा अम्बाला 
शहर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में शामिल किया जाना है । 


1 


2 


3 


गांव का नाम 


हदबस्त संख्या तहसील 


जिला 


(i ) 


( ii ) 


(iv ) 


नन्यौला 


अम्बाला शहर 


कुरबानपुर 


259 


| अम्बाला 


अम्बाला 


रोशन लाल, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 6th March , 2013 


• No.4049 - Agri. Sec.( 1)-2012/2857.--Inexercise of the powers conferred byclause (i) of Sub - section ( 1) of read 
with Sub -section (2 ) of Section 6 A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the 
Governor ofHaryana hereby declares his intention to alter the limits ofnotified market area ofMarket Committee ,Naneola 
and Ambala City mentioned under columns 1 and 2 respectively of Schedule given below by excluding the area 
mentioned in column 3 of the Schedule from the market area of Naneola specified in column i and including the same 
in the market area of Ambala City specified in column 2 of the said Schedule. 


. 


Now , therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and especially the persons 
likely to be affected to invite objections and suggestions, if any, within a period of thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette. Such objections or suggestions as may be received by the 
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, Chandigarh with 
respect to aforesaid proposal within the period so specified , shall be taken into consideration . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 19, 2013 ( PHGN. 28 , 1934 SAKA ) 


367 


SCHEDULE 


Market area in 


Market Committee 
Area from which 


Area to be excluded from the notified market area of Vaneola and to 
be included in the notified market area of Ambala City . 


which area 


area is to be 


is to be 


excluded 


included 


2 


3 


Tehsil 


District 


Name of Village Hadbast Number 
(i ) 

(ii ) 


(iv ) 


Naneola 


Qurbanpur 


259 


Ambala 


Ambala 


Ambala 
City 


-- 


ROSHAN LV , 
Principal Secretary to Government F duna, 

Agriculture Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 8 मार्च, 2013 


सं 67 2045 /8- W.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरगर दारा , सरकारी खर्चे पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निर्माण लोहानी ड्रेन बुर्जी नं ० 0 से 8400 तक जो कि जुई फिडर की बुर्जी 168200 दाय ने गिरनी है, गांव देवसर 
और लोहानी, तहसील व जिला भिवानी की भूमि तुरन्त अपेक्षित है इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नन्तिरियन परिक्षेत्र में वर्णित भूमि 
उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है ! 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सर्ग व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 
उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इस समय, इस कार्य में लगे 

हुए अधिकारिमें 
को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धाग द्वारा अपेक्षित व अनुज्ञात, अन्य 
सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधित करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से कम से एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार कि तिथि से , इनमें से जो भी बाद 
में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलैक्टर , सिंचाई विभाग, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में , किसी भी कार्य दिवस को आक्षेप 
यदि कोई है, दायर कर सकता है । भूमि के नक्शे का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस को भूमि अर्जन कलैक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी तथा 
कार्यकारी अभियन्ता, जुई जल सेवाएं मण्डल, भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


M 


. 


.1 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्रागांव 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल/किला नं ० 


--- 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


made 


2 


3 


4 


5 . 


6 


एक भूमि का टुकड़ा 8400 फुट लम्बा असामान्य रूप 
से चौड़ा जो पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित खसरा 
नं ० आते हैं : -- 

25 मिन( -1 ) 
21, 1मिन (0-11 ) 


भिवानी 


भिवानी 


25 


0.72 


364 


देवसर 
( जारी) 


365 


368 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 19 , 2013 (PHGN. 28 , 1934 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भिवानी 


भिवानी 


25 


0.72 


378 


देवसर 
( समाप्त ) 


4/ 2/ 2मिन( 0-13), 5मिन (0-12), 8मिन (0-13). 
11/ 2मिन(0-16), 12मिन ( 0-18) 


379 


16मिन( 0-18), 24मिन( 0-12 ), 2166मिन( 0-1), 
गैर मुमकिन रास्ता 
2167मिन(0-1 ) गैर मुमकिन रास्ता 


कुल रकबा : 5 कनाल 16 मरला 0.72 एकड़ 


भिवानी 


भिवानी 


लोहानी 


53 


2.80 


3 


23मिन ( 0-11 ) 


16 


3/1 मिन( 0-18), 2मिन( 1-2 ), 10मिन( 1-2 ) 


15 


6 मिन( 0-1), 15मिन( 0-14), 14मिन( 0-18), 
18मिन( 0-18), 22मिन( 0-18), 21 मिन( 0-6) 


22 


1/1मिन (0-11 ) 


23 


5मिन( 0-18), 7मिन( 0-18), 8मिन(0-1), 
13मिन( 0-12), 12मिन(0-18), 20मिन( 0-18 ) 


24 


16मिन(0-1), 24 /2मिन( 0-5), 25/1मिन(0-2 ), 
25 / 2मिन( 0-15) 


32 


2मिन( कमज मरला) 3मिन( 1-7), 9मिन( 0-17), 
10/1मिन(0-8 ) 10/ 2मिन(0-10 ) 
15मिन (0-18), 17मिन(0-17 ), 18/1 मिन(0-1 ), 
18/ 2मिन(0-4), 23/1मिन(0-13), 22मिन(0-10) 


31 


44 


1मिन ( 1-4) 


45 


5मिन( 0-1), 6/1 मिन(0-10), 6/2मिन( 0-11 ), 
7/1/1/1 मिन( 0-7) 


706मिन(0-1) गैर मुमकिन रास्ता 
711मिन( 0-1 ) गैर मुमकिन रास्ता 
712मिन ( 0-1 ) गैर मुमकिन रास्ता 


कुल रकबा : 22 कनाल 8 मरला 2.80 एकड़ 


कुल रकबा : गांव लोहानी व देवसर 28 कनाल 4 मरला 3.52 एकड़ 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


अरविंद पाल सिंह, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , 

भिवानी । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR . 19 , 2013 (PHGN . 28 , 1934 SAKA ) 


369 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 8th March , 2013 


No. 2045 /8 -W.- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the 
Government, at public expenses, for a public purpose , namely , for constructing of Lohani Drain from RD 0-8400 outfall 
at RD 168200 /R Jui Feeder in Villages Devsar and Lohani, Distt. Bhiwani. It is hereby notified that the land in the 
locality described below is needed for the above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 ,(Act 1 of 1894 ) for the 
information of all to whom it may concern . In exercise of the power conferred by the aforesaid section , the Governor of 
Haryana is hereby authorized the officers of the Public Works Department , Irrigation Branch with their servants and 
workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon the survey the land in the locality and to do all 
other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality ,may , within a period 
of thirty days of publication of this notification in the Official Gazette or two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality which ever is later file an 
objection , if any in writing before Land Acquisition Collector , Irrigation Department, Bhiwani. Plans of the landmay 

be 
inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, Bhiwani and Executive Engineer, JWS 
Division , Bhiwani on any working day . 


Specifications 


i 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Boundary /Khasra No. 


No. 


Acres 


baran 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


A strip of land measuring 8400ft. Ientir varying 
in width passing through khasra Nos. as below . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Devsar 


25 


0.72 


364 25Min ( 0-1) 


365 21/1Min (0-11) 


378 4 / 2 /2Min (0-13 ) , 5Min ( 0-12 ), 

8Min (0-13 ), 11/ 2Min (0-16 ), 12Min (0-18 ) 


1 


379 


16Min (0-18 ), 24Min (0-12 ), 2166Min ( 0-1), 
gair Mumkin Rasta 


2167Min ( 0-1 ), gair Mumkin Rasta 


Total: 5 Kanal 16Marla 0.72 Acre 


Bhiwani 


Bhiwani 


Lohani 


53 


2.80 


3 


23Min (0-11) 


( Contd .) 


16 


3/1Min (0-18), 2Min ( 1-2), 10Min ( 1-2) 


15 


Min ( 0-1) , 15Min (0-14 ) , 14Min (0-18 ), 
18Min ( 0-18 ), 22Min (0-18 ), 21Min ( 0-6 ) 


22 


1/ 1Min (0-11 ) 


370 


HARYANA GOVT . GAZ., MAR . 19 , 2013 (PHGN . 28, 1934 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Bhiwani 


Lohani 


53 


2.80 


23 


5Min( 0-18 ), 7Min( 0-18 ), 8Min( 0-1 ) , 
13Min( 0-12 ), 12Min( 0-18 ), 20Min( 0-13) 


( Concld.) 


24 


16Min( 0-1 ), 24 /2Min (0-5 ), 25/1Min( 0-2) , 
25/2Min( 0-15 ) 


32 


2Min( KamajMarla ) 3Min (1-7) , 
9Min( 0-17), 10/IMin( 0-8 ), 102Min( 0-10) 


31 


15Min( 0-18) , 17Min( 0-17 ), 18/1Min( 0-1) , 
18/2Min( 0-4), 23/IMin( 0-13 ), 22Min( 0-10 ) 


44 


IMin( 1-4 ) 


45 


5Min( 0-1 ), 6/IMin ( 0-10 ) , 6/ 2Min( 0-11), 
7 / 1 / 1 /IMin( 0-7) 


706Min (0-1) gair Mumkin Rasta 


711Min (0-1 ) gair Mumkin Rasta 


712Min (0-1) gair Mumkin Rasta 


Total Area : 22 Kanal 8 Marla = 2.80 Acres 


TotalArea : Villages Lohani and Devsar 28 Kanal 4 Marla = 3.52 Acres 


By order of Governor of Haryana . 


ARVIND PAL SINGH , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 19 फरवरी , 2013 


संख्या 1681/2-L.-~- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी 
व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन साहुवास माईनर आर ० डी ० 13500 से 18900 टेल जो आर ० डी ० 4750 दायें लोहारू कैनाल से निकलती है, के 
विस्तार के निर्माण हेतु गांव साहुवास, तहसील दादरी, जिला भिवानी के लिए अपेक्षित है । इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए जारी की जाती है , जिसका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों / 
कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में, किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR . 19 , 2013 (PHGN . 28, 1934 SAKA ) 


371 


। 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित 
दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से कम से एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन अथवा परिक्षेत्र में प्रचार कि तिथि से, इनमें से जो भी बाद में हो .. 
तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिंचाई विभाग , भिवानी के सम्मुख लिखित रूप से, आक्षेप यदि कोई है, दायर कर 
सकता है । 


--- 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी तथा कार्यकारी अभिन्यता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल, 
चरखी दादरी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


--- 


विशिष्टि 


-- 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


-- 


कनाल 


मरला 


। 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


+ 


- 


भूमि की एक पट्टी 5400 फुट लम्बी तथा भिन्न-भिन्न 
चौड़ाई में जो कि सामान्यत: दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर 
से पश्चिम दिशा की ओर जैसा कि मौके पर चिन्हित है 
तथा संलग्न सजरा प्लान में दिखाया गया है निम्नलिखित 
खसरा/किला नम्बरों में से गुजरती है :-- 
2 23मिन( 1-16), 24मिन(1-16), 25/1मिन( 0-12 ), 

25 /2मिन( 0-18) 


भिवानी 


दादरी 


साहुवास 


142 


45 


2 


। 


3 . 


20मिन( 1-16 ), 22मिन(1-16), 23मिन( 1-16 ), 
24मिन (1-16 ) 
11मिन( 1-16), 12मिन(1-16). 13/1मिन (1-10), 
16मिन(1-16), 17मिन(1-16 ) 


4 


5 


१ मिन(1-16) 2मिन(1-16), 6मिन(1-16), 
7मिन ( 1-16 ), 8मिन( 1-16), 9मिन( 0-1 ) 


6 


--- 


12 


. 


13 


5/ 2मिन (0-4) 
5/1 मिन(1-16 ) 
मिन( 1-16), 2मिन ( 1-9), मिन(0-9), 8मिन( 2-7), 
9मिन (0-8 ), 13मिन( 1-8 ), 14मिन(0-16), 
17मिन(0-16), 18मिन(1-8), 23मिन(1-8), 
24मिन(0-16) 


कुल: 45 - 2 


या 5.64 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


( हस्ता )..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


। 


-- 


- 


372 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 19 , 2013 ( PHGN . 28 , 1934 SAKA ) 


{ PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 19th February , 2013 
No. 1681/2 - L.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification 
below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely , for construction of Extension 
Sahuwas Minor from RD 13500 to 18900 Tail offtaking at RD 4750 Right of Loharu Canal in village Sahuwas, tehsil 
Dadri, district Bhiwani. 

It is hereby notified that the land described in the specification below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisionsof Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), for the 
information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers /officials with their servants and workmen , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and 
survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the land in the locality ,may within a period 
of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , whichever is later, file an 
objection , if any in writing before the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, Bhiwani. 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, 
Bhiwani and Executive Engineer, Loharu Water Services Division , Charkhi Dadri . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Rectangle No./Khasra/Killa No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Kanal Marla 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Dadri 


Sahuwas 


142 


45 


2 


A strip of land measuring 5400feet in length and 
varying in width generally moves from South to 
North and South to West as shown on Sajra Plan 
and demarcated at site passing through following 
Khasra No./Killa No. 
2 23Min ( 1-16 ), 24Min ( 1-16 ), 25/1 Min (0-12 ). 

25 / 2Min (0-18 ) 
3 20 Min ( 1-16 ), 22 Min ( 1-16 ), 23 Min ( 1-16 ), 

24Min ( 1-16 ) 
4 IlMin ( 1-16 ), 12Min ( 1-16 ), 13/1Min ( 1-10 ), 

16 Min ( 1-16 ), 17Min ( 1-16 ) 
5 1Min ( 1-16 ) , 2Min (1-16 ), 6Min ( 1-16 ), 

7Min ( 1-16 ), 8Min (1-16 ) , 9Min (0-1) 
6 5 /2Min ( 0-4 ) 
12 5/1Min ( 1-16 ) 
13 1Min ( 1-16 ), 2Min ( 1-9), 7Min (0-9 ), 

8Min (2-7 ), 9Min ( 0-8 ), 13Min ( 1-8 ), 
14Min (0-16 ), 17 Min (0-16 ), 18Min ( 1-8 ), 
23 Min ( 1-8), 24Min (0-16 ) 


Total 


45 2 
or 5.64 Acres 


By the order of Governor of Haryana . 


( Sd. )... , 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


50795 - .C.S . - H.G.P . Chd . 


